पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र.-- 108 - भोपाल - 09--11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/ 153, 
दिनांक 10 -1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


न 


X 


. 
- 
4 


PARAN 


YSIC 


MORE 


। 


सत्यमेव 


जयत 


PSEE 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


BRA 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 83 ] 


भोपाल, सोमवार दिनांक 18 जनवरी 2010 - पौष 28, शक 1931 


--- 


-- 


-- 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010 


फा . क्र. 17 ( ई) - 133- 09 - इक्कीस - ब( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला धार में दिनांक 
18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि -स्तरीय पंचायतों 
के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के 
लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. जे. खान , सचिव . 


जिला धार , मध्यप्रदेश 
प्रस्तावित विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी / सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूची 


अनु. क्र . 


अन्य 


नाम अधिकारी, पद व विभाग 

( 2 ) 


.. ( 1 ) 


( 3 ) 


श्री नडियासिंह चौहान, सहायक अधीक्षक , भू - प्रबंधन, धार 


2 


श्री कुंवरपाल सिंह , वन परिक्षेत्राधिकारी , वन मण्डल, धार 


श्री आर. पी . दादोरिया, उप वनमण्डलाधिकारी , वनमण्डल , सरदारपुर 


4 . 
5 


श्री एम. एल . मालवीय, अधीक्षक , भू - प्रबंधन, धार 
श्री आर. एस. नागराज , वन परिक्षेत्राधिकारी, वनमण्डल , धार 


165 


166 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2010 


( 2 ) 


( 3 ) 


6 


श्री बी. एस. गामड़, अधीक्षक , भू - अभिलेख, धार 
श्री एल . एन. गोयल, जिला खनिज अधिकारी, धार 
श्री पी. पी. पटेल, वन परिक्षेत्राधिकारी, वन मण्डल , धार 
श्री विजय गुप्ता, वन परिक्षेत्राधिकारी, वन मण्डल, कुक्षी . 


8 


श्री भगवतीलाल पंवार, उप वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, धार 


11 श्री चम्पालाल परमार , वन परिक्षेत्राधिकारी, वनमण्डल, धामनोद 
12 . श्री आर . पी. द्विवेदी , वन परिक्षेत्राधिकारी, वनमण्डल, सरदारपुर 

श्री राजाराम बिलगैया, वन परिक्षेत्राधिकारी, वनमण्डल, धार 
14 श्री नरसिंह बघेल , उप वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र बाग 
___ 15 श्री आर. के. माहेश्वरी , भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--- 2010. 


. 


